सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष , 19 37 ( श०) 
संख्या 26 राँची, शुक्रवार 

1 जनवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

28 दिसम्बर ,2015 
संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10933 / अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
के वेतनमान में प्रबंध निदेशक , माडा ( खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ) , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री अनिल कुमार पाण्डेय , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 46 47 0 3 , गृह जिला . 
पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 
8700/ .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , माडा ( खनिज क्षेत्र 
विकास प्राधिकार) , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद) -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 34। संयुक्त निदेशक ( प्र0 ) सांख्यिकी 
निदेशालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री रामकरण राम , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 494 / 0 3 , गृह जिला. पलामू) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 
3 74 0 0 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, योजना- सह वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 1093 5 / अपर समाहत्ता एवं समकक्ष कोटि 
के वेतनमान में निदेशक खाद्य , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री युगल किशोर चैबे , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 2 4 / 0 3 , गृह जिला. रोहतास) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0 -67000/ - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक निदेशक 
खाद्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-3/ पद0 -1( ग)-0 6/ 2 0 15 का .. 10 9 3 6। उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार वर्मा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 2 5 1 0 3 , गृह जिला. भोजपुर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 00 -6 7 0 00 / - ग्रेड पे 8700 / .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग) -0 61 2 0 15 का .. 10937/ उप सचिव , स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर वर्मा, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 526 / 0 3 , गृह जिला- पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 37400 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) - 0 6 / 2 0 15 का .. 10 938 अपर समाहत्ता एवं समकक्ष कोटि 
के वेतनमान में माननीय मंत्री ( श्री राज पलिवार ) श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल 
विकास विभाग के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित श्री राजकुमार , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 5 27/ 0 3 , गृह जिला. गोड्डा) संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 2016 


3 74 00 -6 7000/ - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक माननीय 
मंत्री ( श्री राज पलिवार ) श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आप्त 
सचिव के पद पर बने रहेंगे । 


संख्या-3/ पद0 -1( ग) -0 61 2 0 15 का .. 10939/ अपर नगर आयुक्त , देवघर नगर 
निगम , देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 52 8 / 03 , गृह जिला. भागलपुर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान 
रू0 374 00 -6 7000/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक नगर 
आयुक्त , देवघर नगर निगम, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10 940 / उप सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय 
एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार पोद्दार , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 5 3 0 / 0 3 , गृह जिला. पूर्णिया ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0- 6 7000 / - ग्रेड पे 8700 / .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-3/ पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10 94 1/ अपर नगर आयुक्त , राँची नगर 
निगम , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 3 1/ 0 3 , गृह जिला. मुंगेर) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 7400 - 
67000 / - ग्रेड पे 8700/ .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 942 संयुक्त निदेशक , राष्ट्रीय बचत , योजना. 
सह- वित विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शिशिर कुमार सिन्हा, 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 5 3 3/ 0 3 , गृह जिला. भागलपुर) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


आदेश तक संयुक्त सचिव, योजना- सह- वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10 94 3/ उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 5 3 41 0 3 , गृह जिला. नवादा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान 
रू0 374 0 0 -67000 / - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -0 6 / 2 0 15 का .. 10 9 44 । परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग , रांची के पद पर पदस्थापित श्री विवेक नारायण अखौरी , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 5 3 6 / 0 3 , गृह जिला. गया) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
374 0 0 -670 0 0 / - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित 
पद को इनके पदस्थापन अवधि तक के लिए संयुक्त सचिव के वेतनमान में उत्क्रमित 
करते हुए परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


। 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 945 । उप सचिव, वन , पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजीत शंकर , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 53 8 / 03 , गृह जिला. गया) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10 9467 उप सचिव, जल संसाधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रवि शंकर , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 4 0/ 0 3 , गृह जिला. गया ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , जल 
संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10 9 47। उप सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार सिंह , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 41/ 03 , गृह जिला. पूर्णिया ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
374 0 0-6 70 0 0/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, योजना- सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 948/ संयुक्त निदेशक , उद्योग विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रामाकान्त सिंह , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 4 2/ 0 3 , गृह जिला. भागलपुर) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0- 67000/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपर 
निदेशक उद्योग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 109 49 / उप निदेशक , खेलकूद निदेशालय , 
पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विनय कुमार राय, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक. 5 4 41 0 3 , गृह जिला . 
देवघर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 
8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग) -0 61 2 0 15 का .. 10 950 / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय 
एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रामाशंकर प्रसाद , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 54 6/ 03 , गृह जिला. सारण) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 
संख्या- 3/ पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 5 1/ उप सचिव , कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मंजुलता कंठ, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 557 / 0 3 , गृह जिला- मधुबनी) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 3 74 00 -6 70 0 0 / - ग्रेड पे 8 700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 109 5 2 / उप सचिव , उच्च एवं तकनीकी 
शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 567/ 03 , गृह जिला- पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 00 -6 7000 / - ग्रेड पे 8 700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद0 -1( ग) -0 61 2 0 15 का .. 10 9 53 / उप सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, रांची के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रमोहन प्रसाद कश्यप , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 576/ 0 3 , गृह जिला. उत्तर प्रदेश) को संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0- 6 7000/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 5 4। उप सचिव, कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री दिगेश्वर तिवारी, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक. 582 / 03 , गृह जिला. चतरा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 00 - 6 7000/ - ग्रेड पे 8700 / .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


संख्या- 3 / पद0 -1( ग)- 0 6 / 2 0 15 का .. 109 5 5 । उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री यतीन्द्र प्रसाद , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
5 8 3 / 0 3 , गृह जिला. प0 चम्पारण ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0- 67000/ - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 1 2 0 15 का .. 10 9 56। अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
के वेतनमान में प्रबंध निदेशक , पर्यटन विकास निगम , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री सुनील कुमार , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 591 / 03 , गृह जिला. खगडिया ) 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0-67 00 0/ - ग्रेड पे 8700/ - 
में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , पर्यटन विकास निगम , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग )- 0 6 / 2 0 15 का .. 10957 / उप सचिव , महिला, बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मोती जार्ज लकड़ा , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 597 / 0 3 , गृह जिला- राँची ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 00 - 6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 87 0 0 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 5 8 / उप सचिव, पर्यटन , कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार 
सिन्हा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 6 01/ 03 , गृह जिला. राँची ) को संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


( 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 2 0 15 का .- 10 9 5 9 / उप सचिव, योजना- सह- वित्त 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अविनाश कुमार सिंह, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक- 6 0 57 0 3 , गृह जिला- गिरिडीह) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान 
रू0 374 0 0 - 6 7000 / - ग्रेड पे 8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव , योजना- सह. वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


O 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 960 / उप सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री रवि रंजन मिश्रा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 6 09/ 03 , 
गृह जिला. पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 00 - 
6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8 700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या-3 / पद ) -1( ग)- 06 / 20 15 का .. 10 96 1/ उप सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद कुमार तिवारी, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 10 / 0 3 , गृह जिला. उत्तर प्रदेश) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 740 0-67 0 00/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06/ 2 0 15 का .. 10 9 6 2/ उप सचिव, पथ निर्माण विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार प्रसाद , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 12 / 0 3 , गृह जिला. पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0 - 
6 7000/ - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पथ 
निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 1 2 0 15 का .. 10 96 37 उप सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री आलोक त्रिवेदी , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 6 15 / 0 3 , गृह जिला. पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 20 16 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 00- 6 7 0 00 / - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .- 10 9 64 । उप सचिव, भवन निर्माण विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार मिश्र, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक- 6 2 3 / 0 3 , गृह जिला. गोड्डा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0- 67000/ - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -0 6 / 2 0 15 का .. 1096 5 / उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग, झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार विशेष कार्य पदाधिकारी , नमामि गंगे परियोजना , 
झारखण्ड , रांची) के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश कुमार सिंह, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 2 41 0 3 , गृह जिला. भोजपुर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0 -6 7 0 0 0/ - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है 


श्री सिंह अपने कार्यों के साथ विशेष कार्य पदाधिकारी, नमामि गंगे परियोजना , 
झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या- 3 / पद0 -1( ग)- 0 6 / 2 0 15 का .. 10 9 6 6 / उप सचिव , जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 625 / 0 3 , गृह जिला. अररिया) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान 
रू0 374 0 0- 67000 / - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है 


10 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 
संख्या- 3/ पद ) -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 67 / संयुक्त निदेशक , श्रीकृष्ण लोक 
प्रशासन संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हीरा लाल मंडल , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक- 65 0 / 0 3, गृह जिला. भागलपुर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान 
रू0 3 74 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपर 
निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -0 6 / 2 0 15 का .. 10968 उप सचिव , श्रम नियोजन , प्रशिक्षण 
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती कंचन अंजली 
मुण्डु, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 695 / 0 3 , गृह जिला- राँची) को संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0- 6 7 0 0 0/ - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , श्रम नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10969 / उप सचिव , गृह, कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग , झारखंड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती पूनम प्रभापूर्ति , झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 704/ 03 , गृह जिला. सिंहभूम ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 0 0 -67000/ - ग्रेड पे 8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .. 10970 / उप सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनोहर मराण्डी, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
705 / 03 , गृह जिला. पाकुड़ ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ -) में प्रोन्नति के उपरान्त उनके पदस्थापन अवधि के 
लिए उप सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय के पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 2016 
संख्या- 3/ पद) - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .- 10 971/ अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के 
वेतनमान में परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , जमशेदपुर के पद 
पर पदस्थापित श्री परमेश्वर भगत, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 747/ 0 3, गृह जिला. राँची ) 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0 -6 7000 / - ग्रेड पे 8700 / - ) 
में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10 9 72 । उप सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री रोबिन टोप्पो, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 7757 0 3 , गृह 
जिला. राँची ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 00 -67 0 0 0/ - ग्रेड 
पे 8 700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , उद्योग विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


2 . मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से सम्बन्धित पदाधिकारी अधिसूचित 
पद का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करेंगे तथा धारित पद के प्रभार का त्याग मतदाता सूची 
पुनरीक्षण कार्य की समाप्ति की तिथि 11 जनवरी, 2016 के पश्चात करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 6 – 50 | 


